रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO. D. L.-33004/ 99 


THMI 


-- 


- 


1 


. 


. 


. 


. 


. .. 


सनामब-जगन 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II खण्ड 3 — उप - खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3 – Sub - section ( ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , मंगलवार , फरवरी 17 , 2015 / माघ 28 , 1936 
NEW DELHI , TUESDAY, FEBRUARY 17, 2015/ MAGHA 28, 1936 

28 . 1036 


सं . 377 ] 
No. 377 ] 


स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 9 फरवरी, 2015 
का . आ . 528( अ). – संस्था निकायों ( आईबी ) के गठन से संबंधित सभी पूर्व समसंख्यक अधिसूचनाओं का 
अधिक्रमण करते हुए तथा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ( संशोधन ) अधिनियम, 2012 ( 2012 का 37 ) 
द्वारा यथा संशोधित , अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 (1956 का 25) की धारा 4 द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्दवारा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायपुर की 
संस्था निकायों ( आईबी ) का पुनर्गठन करती है, जिसके निम्नलिखित सदस्य होंगे , अर्थात् : 
I. धारा 4 के खंड ( क ) के तहत आई सदस्य : 

1. डॉ . जीबी गुप्ता , कुलपति , आयुर्वेद , योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी , सिद्ध और होम्योपैथी 

( आयुष ) और स्वास्थ्य विज्ञान, छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय , रायपुर , छत्तीसगढ़ - पदेन 
II. धारा 4 के खंड ( ख ) के तहत सदस्य : 

2. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक , स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय , भारत सरकार - पदेन 
III . धारा 4 के खंड (ग) के तहत सदस्य: 

3. निदेशक , अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायपुर - पदेन 
IV . धारा 4 के खंड (घ) के तहत सदस्य: 

4. अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार , स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय , भारत सरकार - वित्त 
___ मंत्रालय के प्रतिनिधि 
5 . प्रो . बी . एस . सहाय , निदेशक , भारतीय प्रबंध संस्थान , रायपुर , छत्तीसगढ़ 
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रतिनिधि 


824 GI/ 2015 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3(ii)] 


V . धारा 4 के खंड (ड ) के तहत सदस्य: 

6. केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, भारत सरकार । 
7. सचिव , स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय , भारत सरकार । 
8. प्रो . भास्कर रामामूर्ति , निदेशक , भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई। 
9. मुख्य सचिव , छत्तीसगढ़ सरकार । 

10. सुश्री के. सुजाता राव, पूर्वसचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय , भारत सरकार। 
VI. धारा 4 के खंड (च) के तहत सदस्य: 

11. डॉ . ए. के चन्द्राकर , डीन , पं. जवाहर लाल नेहरू मेमोरियल मेडिकल कॉलेज , रायपुर 
12. डॉ . टी एस रवि कुमार, निदेशक, जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान 

( जेआईपीएमईआर), पुडुचेरी । 
13. प्रो . विनोद पॉल , अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान , नई दिल्ली । 
14. प्रो . वी रवि , प्रोफेसर, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान , बंगलौर, कर्नाटक 

(निमहांस), बंगलौर, कर्नाटक । 
VII . [धारा 4 के खंड ( छ) के तहत ] संसद सदस्य : 

15 . श्री रमेश बैस , संसद सदस्य, लोक सभा 
16. श्री अभिषेक सिंह, संसद सदस्य , लोक सभा 
17. डॉ . भूषण लाल जांगड़े, संसद सदस्य , राज्य सभा 

इन सदस्यों के कार्यकाल अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 की धारा 6 में निहित 
उपबंधों के अनुसार निर्धारित होंगे । 

[ फा . सं . जेड- 28016/ 42/ 2013- एसएसएच ] 

कैलाश चंद समरिया , संयुक्त सचिव 


MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 9th February , 2015 


S . O . 528 ( E ). — In supersession of all earlier notifications of even number relating to constitution of Institute 
Bodies (IBs) and in exercise of the powers conferred by Section 4 of the All India Institute of Medical Sciences Act, 
1956 (25 of 1956 ) as amended by the All India Institute ofMedical Sciences ( Amendment ) Act, 2012 ( 37 of 2012 ), the 
Central Government hereby re - constitutes the IBs of All India Institute of Medical Sciences, Raipur consisting of the 
following members, namely : 


Member under clause (a ) of Section 4 : 
1. Dr. G . B. Gupta, Vice Chancellor, Ayurveda, Yoga and 

Naturopathy, Unani, Siddha and Homeopathy (AYUSH ) 

and Health Sciences, University of Chhattisgarh , Raipur, Chhattisgarh 
Member under clause (b ) of Section 4 : 
2 . Director General of Health Services, Ministry of Health and 

Family Welfare , Government of India 


-ex -officio 


II . 


- ex - officio 


[ भाग II - खण्ड 3 ( ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


III . 


Member under clause (c ) of Section 4 : 
3. Director, All India Institute of Medical Sciences, Raipur 

- ex -officio 
Members under clause ( d ) of Section 4 : 
4. Additional Secretary and Financial Adviser, Ministry of Health and Family Welfare, Government of 

India -Representative of Ministry of Finance 
5 . Prof. B .S . Sahay, Director, Indian Institute of Management, Raipur, Chhattisgarh 

-Representative of Ministry of Human Resource Development 


Members under clause (e ) of Section 4 : 
6 . Union Health and Family Welfare Minister,Government of India 
7 . Secretary , Ministry of Health and Family Welfare, Government of India . 
8. Prof. BhaskarRamamurthi, Director, Indian Institute of Technology , Chennai. 
9 . Chief Secretary , Government of Chhattisgarh . 
10 . Ms. K . Sujatha Rao, former Secretary, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India . 
Members under clause ( f) of Section 4 : 
11. Dr. A. K . Chandrakar, Dean, Pt . JawaharLal Nehru Memorial Medical College, Raipur 
12 . Dr. T .S . Ravikumar, Director, Jawaharlal Institute of Postgraduate Medical Education and Research 

(JIPMER ), Puducherry. 
13. Prof. Vinod Paul, All India Institute ofMedical Sciences, New Delhi. 
14 . Prof. V . Ravi, Professor, National Institutes of Mental Health and Neuroscience , Bangalore , Karnataka 

(NIMHANS), Bangalore, Karnataka . 
VII . Members of Parliament [ under clause ( g ) of Section 4 ] 

15 . Shri Ramesh Bais, Member of Parliament, Lok Sabha 
16 . Shri Abhishek Singh , Member of Parliament, Lok Sabha 
17. Dr. Bhushan Lal Jangde,Member of Parliament, Rajya Sabha 

The terms of office of the members shall be governed by the provisions contained in Section 6 of The All 
India Institute of Medical Sciences Act, 1956 . 

[ E. No. Z -28016/ 42 / 2013- SSH] 
KAILASH CHAND SAMRIA , Jt. Secy . 


अधिसूचना 

नई दिल्ली , 9 फरवरी , 2015 
का . आ . 529( अ ). संस्था निकायों ( आईबी ) के गठन से संबंधित सभी पूर्व समसंख्यक अधिसूचनाओं का अधिक्रमण करते हुए 
तथा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन ) अधिनियम , 2012 ( 2012 का 37 ) द्वारा यथा संशोधित , अखिल भारतीय 
आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम , 1956 ( 1956 का 25 ) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ,केंद्र सरकार एतद्दवारा 
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान , भोपाल की संस्था निकायों ( आईबी ) का पुनर्गठन करती है, जिसके निम्नलिखित सदस्य होंगे , 
अर्थात् : 
I. धारा 4 के खंड ( क ) के तहत सदस्य : 
1. डॉ . डीपी लोकवानी , संस्थापक कुलपति , मध्यप्रदेश 
आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय ,जबलपुर , मध्य प्रदेश 

- पदेन 
II. धारा 4 के खंड ( ख ) के तहत सदस्य : 
2. स्वास्थ्य सेवामहानिदेशक , स्वास्थ्य एवं 
परिवार कल्याण मंत्रालय , भारत सरकार 

- पदेन 
III. धारा 4 के खंड (ग) के तहत सदस्य : 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3(ii)] 


- पदेन 


3. निदेशक, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान , भोपाल 
IV . धारा 4 के खंड (घ) के तहत सदस्य: 
4. अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार , स्वास्थ्य और 

परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार 
5. प्रो. विनोद कुमार सिंह, निदेशक, भारतीय विज्ञान शिक्षा और 

अनुसंधान संस्थान ( आईआईएसईआर), भोपाल 
V. धारा 4 के खंड (ड.) के तहतसदस्य: 


-वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि 


-मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रतिनिधि 


6. केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री , भारत सरकार 


7. सचिव , स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय , भारत सरकार । 


8. डॉ . टी रामासामी , सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकीविभाग , भारत सरकार। 


9 . मुख्य सचिव , मध्य प्रदेश सरकार । 


10. श्रीमती अंशु वैश्य, पूर्व सचिव , मानव संसाधन विकासमंत्रालय , भारत सरकार। 
VI. धारा 4 के खंड (च) के तहत सदस्य : 
11. डॉ . सीता नाइक , प्रोफेसर ( सेवानिवृत्त ), संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान , लखनऊ और पूर्व सदस्य, बोर्ड ऑफ 

गवर्नर्स , मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया । 
12. डॉ . एएच अहंगर , निदेशक, स्वास्थ्य और चिकित्सा विज्ञान के पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय संस्थान ( निग्रिम्स ), शिलांग, 

मेघालय। 
13. प्रो . जीके रथ , डॉ बी आर अम्बेडकर इंस्टीट्यूट रोटरी कैंसर हॉस्पिटल ( डीबीआरएआईआरसीएच), अखिल भारतीय 

आयुर्विज्ञान संस्थान , नई दिल्ली । 
14. डॉ . माया चनसोरिया , सेवानिवृत प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष, एनेस्थिसियोलॉजी, सरकारी मेडिकल कॉलेज , जबलपुर 

( आरईटीटी )। 
VII .[धारा 4 के खंड ( छ) के तहत] संसद सदस्य 

15. श्रीमती ज्योति धुर्वे, संसद सदस्य, लोक सभा 
16. श्री आलोक संजर, संसद सदस्य, लोक सभा 


17 . डॉ . विजयलक्ष्मी साधौ, संसद सदस्य , राज्य सभा 


इन सदस्यों के कार्यकाल अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम , 1956 की धारा 6 में निहित उपबंधों के अनुसार 
निर्धारित होंगे। 

[ फा . सं . जेड -28016/ 42/ 2013- एसएसएच ] 

कैलाश चंद समरिया , संयुक्त सचिव 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 9th February , 2015 . 


S . O . 529 ( E ). — - In supersession of all earlier notifications of even number relating to Constitution of Institute 
Bodies (IBs ) and in exercise of the powers conferred by Section 4 of the All Indi Institute ofMedical Sciences Act, 
1956 ( 25 of 1956 ) as amended by the All India Institute ofMedical Sciences (Amendment) Act, 2012 ( 37 of 2012), the 
Central Government hereby re - constitutes IBs of All India Institute of Medical Sciences, Bhopal consisting of the 
following members, namely : 


[ HTT II - gus 3 ( ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


4 . 


I. Member under clause (a ) of Section 4 : 
1 . Dr. D .P . Lokwani, Founder Vice 

Chancellor, Madhya Pradesh Medical 
Sciences University, Jabalpur, 
Madhya Pradesh 

- ex -officio 
II . Member under clause (b ) of Section 4 : 
2 . Director General of Health Services, 

Ministry of Health and Family Welfare , 
Government of India 

- ex -officio 
III. Member under clause (c) of Section 4 : 
3 . Director, All India Institute of Medical 
Sciences, Bhopal 

- ex -officio 
IV . Members under clause (d ) of Section 4 : 

Additional Secretary and Financial Adviser , 
Ministry of Health and Family Welfare , 
Government of India 

-Representative of Ministry of Finance 
Prof. Vinod Kumar Singh , Director, 
Indian Institute of Science Education 
and Research (IISER ), Bhopal 

-Representative of Ministry of Human Resource Development 
V . Members under clause (e) of Section 4 : 

6 . Union Health and Family Welfare Minister, Government of India 
7 . Secretary, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India . 
8. Dr. T . Ramasami, Secretary , Department of Science and Technology , Government of India. 
9 . Chief Secretary, Government of Madhya Pradesh . 

10 . Smt. Anshu Vaish , former Secretary , Ministry of Human Resource Development, Government of India . 
VI. Members under clause (f) of Section 4 : 
11. Dr. Sita Naik , Prof (Retd .), Sanjay Gandhi Post-Graduate Institute of Medical Sciences , Lucknow and 

former Member, Board ofGovernors, Medical Council of India . 
12 . Dr. A . H . Ahangar, Director, North Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health and Medical 

Sciences (NEIGRIHMS), Shillong ,Meghalaya . 
13 . Prof. G . K . Rath , Dr. B . R . Ambedkar Institute Rotary Cancer Hospital (DBRAIRCH ), All India Institute of 

Medical Sciences, New Delhi. 
14 . Dr. Maya Chansoria, Retd . Prof and Head of Department, Anesthesiology , Government Medical College, 

Jabalpur (RETT). 
VII . Members of Parliament [under clause (g) of Section 4 ] 

15 . Smt. Jyoti Dhurve, Member of Parliament, LokSabha 
16 . Shri Alok Sanjar,Member of Parliament, Lok Sabha 
17. Dr. Vijaylaxmi Sadho, Member of Parliament , Rajya Sabha 

The terms of office of the members shall be governed by the provisions contained in Section 6 of the All India 
Institute ofMedical Sciences Act, 1956 . 


[F. No. Z -28016 /42/2013-SSH ] 

KAILASH CHAND SAMRIA , Jt . Secy. 
अधिसूचना 

As facroft , 9 , 2015 
का . आ . 530( अ). – संस्था निकायों ( आईबी ) के गठन से संबंधित सभी पूर्व समसंख्यक अधिसूचनाओं का 
BIFTSHUT Pada TT fer or train HPT (HYTTET ) feh , 2012 (2012 AT 37 ) 
ART TOTT ÅPNETTI, 3tfest ordre 3p4 fasta PATA 3fefry , 1956 (1956 Ft 25 ) TERT 4 GRT 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3(ii)] 


प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केंद्र सरकार एतद्दवारा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ऋषिकेश की 
संस्था निकायों ( आईबी ) का पुनर्गठन करती है, जिसके निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्: 
I. धारा 4 के खंड ( क) के तहत सदस्य: 
__ 1. प्रो वी के जैन , कुलपति , उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय , देहरादून 

- पदेन 
II .धारा 4 के खंड ( ख ) के तहत सदस्य: 

2. स्वास्थ्य सेवामहानिदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय , भारत सरकार - पदेन 
II. धारा4 के खंड (ग) के तहत सदस्य: 
3. निदेशक, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ऋषिकेश 

- पदेन 
IV . धारा 4 के खंड ( घ) के तहत सदस्य : 

4 . अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार - वित्त 
_ मंत्रालय के प्रतिनिधि 
5. प्रो . एच.टी . थोराट, निदेशक, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान ( एनआईटी ), श्रीनगर , गढ़वाल , उत्तराखंड - 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रतिनिधि 
V. धारा 4 के खंड (ड) के तहत सदस्य: 

6. केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री , भारत सरकार । 
7 . सचिव , स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय , भारत सरकार । 
8 . डॉ . के विजय राघवन , सचिव , जैव प्रौद्योगिकी विभाग , भारत सरकार । 
9 . मुख्य सचिव, उत्तराखंड सरकार । 

10. श्री के चंद्रमौली, पूर्व सचिव , स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय , भारत सरकार । 
VI. धारा 4 के खंड ( च) के तहत सदस्य : 

11. प्रो . इंदिरा नाथ, पैथोलॉजी संस्थान, सफदरजंग अस्पताल परिसर, नई दिल्ली । 
12. डॉ योगेश चावला , निदेशक, चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान स्नातकोत्तर संस्थान, चंडीगढ़। 
13. प्रो . रीता सूद, चिकित्सा विभाग , अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान , नई दिल्ली । । 
14. डॉ . अनिल के. डी क्रूज़, प्रोफेसर और, हेड एंड नेक सर्जरी विभाग के प्रमुख , टाटा मेमोरियल 

__ अस्पताल , मुंबई, महाराष्ट्र। 
VII. [धारा 4 के खंड ( छ) के तहत] संसद सदस्य 

15. श्री रमेश पोखरियाल निशंक , संसद सदस्य, लोक सभा 
___ 16. श्रीमती माला राज्य लक्ष्मी शाह, संसद सदस्य, लोक सभा 

17. श्री महेन्द्र सिंह माहरा , संसद सदस्य, राज्य सभा 

इन सदस्यों के कार्यकाल अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम , 1956 की धारा 6 में निहित 
उपबंधों के अनुसार निर्धारित होंगे । 


[ फा . सं . जेड- 28016/ 42/2013- एसएसएच ] 

कैलाश चंद समरिया , संयुक्त सचिव 


[ 911 II - QUS 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 9th February , 2015 . 


S . O . 530 ( E ). — In supersession of all earlier notifications of even number relating to constitution of Institute 
Bodies ( IBs) and in exercise of the powers conferred by Section 4 of the All India Institute of Medical Sciences Act, 
1956 ( 25 of 1956 ) as amended by the All India Institute of Medical Sciences (Amendment) Act, 2012 (37 of 2012 ), 
the Central Government hereby re - constitutes the IBs of All India Institute ofMedical Sciences , Rishikesh consisting 
of the following members , namely : 

Member under clause (a ) of Section 4 : 
1. Prof. V . K . Jain , Vice Chancellor, Uttarakhand Technical University , Dehradun 

- ex -officio 


Member under clause ( b ) of Section 4 : 
2 . Director General of Health Service , Ministry of Health and Family Welfare , Government of India 

-ex -officio 


III . 


Member under clause ( c ) of Section 4 : 
3 . Director, All India Institute of Medical Sciences,Rishikesh 


-ex -officio 


IV . 


Members under clause (d ) of Section 4 : 
4 . Additional Secretary and Financial Adviser , Ministry of Health and Family Welfare , Government of 
India 

-Representative of Ministry of Finance 
5 . Prof. H . T . Thorat, Director, National Institute of Technology (NIT ), Srinagar, Garhwal, Uttarakhand . 

-Representative of Ministry of Human Resource Development 


Members under clause ( e) of Section 4 : 
6 . Union Health and Family Welfare Minister, Government of India . 
7 . Secretary , Ministry of Health and Family Welfare, Government of India . 
8 . Dr. K . Vijay Raghavan , Secretary, Department of Biotechnology , Government of India . 
9 . Chief Secretary, Government of Uttarakhand . 
10 . Shri K . Chandramouli, former Secretary ,Ministry of Health and Family Welfare, Government of India . 


VI. 


Members under clause (f) of Section 4 : 
11 . Prof. Indira Nath , Institute of Pathology , Safdarjung Hospital campus, New Delhi. 
12 . Dr. Yogesh Chawla , Director, PostGraduate Institute of Medical Education and Research , Chandigarh . 
13 . Prof. Rita Sood , Department ofMedicine, All India Institute of Medical Sciences, New Delhi. 
14 . Dr. Anil K . D Cruz , Professor and Chief, Department of Head and Neck Surgery , Tata Memorial 

Hospital, Mumbai,Maharashtra . 


VII . 


Members of Parliament [under clause (g ) of Section 4 ] 
15 . Shri Ramesh Pokhriyal “ Nishank ” ,Member of Parliament, Lok Sabha 
16 . Smt. Mala Rajya Laxmi Shah , Member of Parliament, Lok Sabha 
17 . ShriMahendra Singh Mahra ,Member of Parliament, Rajya Sabha 


The terms of office of the members shall be governed by the provisions contained in Section 6 of The All 
India Institute ofMedical Sciences Act, 1956 . 


[ F . No. Z - 28016 /42 /2013 -SSH ] 
KAILASH CHAND SAMRIA , Jt. Secy . 


अधिसूचना 

To facredit ,9 20 , 2015 
का . आ . 531( अ). संस्था निकायों ( आईबी) के गठन से संबंधित सभी पूर्व समसंख्यक अधिसूचनाओं का अधिक्रमण 
die dau JT 3TFC T e la A (POTTETH ) BTTTH . 2012 (2012 FT 37 ) GRT TOT HETETT, 
ofert Hrad tryfest BATA fafara , 1956 (1956 AT 25 ) ETT 4 GRTUGCH of dit AT RITO Fred 
हुए, केंद्र सरकार एतद्दवारा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान , भुवनेश्वर की संस्था निकायों ( आईबी ) का पुनर्गठन करती 
है , जिसके निम्नलिखित सदस्य होंगे , अर्थात् : 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3(ii)] 


I.धारा 4 के खंड (क ) के तहत सदस्य : 

___ 1. कुलपति, उत्कल विश्वविद्यालय , भुवनेश्वर, ओडिशा - पदेन 
II. धारा 4 के खंड ( ख) के तहत सदस्य : 

2. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय , भारत सरकार - पदेन 
III. धारा 4 के खंड (ग) के तहत सदस्य : 

_ 3. निदेशक, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान , भुवनेश्वर - पदेन 
IV . धारा 4 के खंड (घ ) के तहत सदस्य : 

4 . अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार , स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय , भारत सरकार - वित्त मंत्रालय के 
। प्रतिनिधि 
5. प्रो . मधुसूदन चक्रवर्ती, निदेशक , भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भुवनेश्वर - मानव संसाधन विकास मंत्रालय के 

प्रतिनिधि 
V. धारा 4 के खंड ( ड.) के तहत सदस्य: 

6. केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री , भारत सरकार। 
7. सचिव , स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार । 
8. प्रो . समीर ब्रह्मचारी , महानिदेशक, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद और सचिव, वैज्ञानिक एवं 
___ औद्योगिक अनुसंधान विभाग , भारत सरकार । 
9. मुख्य सचिव , ओडिशा सरकार । 

10. डॉ . के जगदीशन, संस्थापक अध्यक्ष एवं मुख्य सर्जन , के जे अस्पताल अनुसंधान एवं स्नातकोत्तर केंद्र । 
VI. धारा 4 के खंड ( च) के तहत सदस्य: 

11. डॉ . के श्रीनाथ रेड्डी , राष्ट्रपति , पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया,नई दिल्ली । 
12. प्रो . शौकत अली जरगर , शेर - ए- कश्मीर आयुर्विज्ञान संस्थान, श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर । 
13. प्रो . बलराम भार्गव , कार्डियोलोजी विभाग, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली । 
14. डॉ . पी सतीश चंद्रा , निदेशक , राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान (निमहांस), बंगलौर , 

कर्नाटक । 
VII . [धारा 4 के खंड ( छ ) के तहत ] संसद सदस्य 

15 . डॉ . कुलमणि सामल , संसद सदस्य , लोक सभा 
16. श्री प्रसन्न कुमार पाटसानी, संसद सदस्य , लोक सभा 

17. श्रीमती सरोजिनी हेमब्रम , संसद सदस्य, राज्य सभा 
इन सदस्यों के कार्यकाल अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम , 1956 की धारा 6 में निहित उपबंधों के 
अनुसारनिर्धारित होंगे । 


[ फा . सं. जेड- 28016/ 42 / 2013- एसएसएच ] 

कैलाश चंद समरिया , संयुक्त सचिव 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 9th February, 2015 
S . O . 531( E ). — In supersession of all earlier notifications of even number relating to 
constitution of Institute Bodies ( IBs) and in exercise of the powers conferred by Section 4 of the All 
India Institute of Medical Sciences Act, 1956 (25 of 1956 ) as amended by the All India Institute of 


[ 911 II - QU5 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


1. 


Medical Sciences (Amendment) Act, 2012 ( 37 of 2012 ), the Central Government hereby 
reconstitutes IBs of All India Institute of Medical Sciences, Bhubaneswar consisting of the 
following members , namely : 
1. Member under clause (a ) of Section 4 : 
1. Vice Chancellor, Utkal University , Bhubaneswar , Odisha 

- ex - officio 
Member under clause (b ) of Section 4 : 
2 . Director General of Health Services, Ministry of Health and Family Welfare , 
Government of India 

-ex - officio 
III . Member under clause (c ) of Section 4 : 
3. Director, All India Institute ofMedical Sciences, Bhubaneswar 

- ex -officio 
IV . Members under clause (d ) of Section 4 : 

4 . Additional Secretary and Financial Adviser, Ministry of Health and Family Welfare , 
Government of India 

-Representative of Ministry of Finance 
5 . Prof. Madhusudan Chakraborty , Director, Indian Institute of Technology , Bhubaneswar 

-Representative ofMinistry of Human Resource Development 
Members under clause (e ) of Section 4 : 
6 . Union Health and Family Welfare Minister, Government of India . 
7 . Secretary , Ministry of Health and Family Welfare, Government of India . 
8 . Prof. Samir Brahmachari, Director General, Council of Scientific and Industrial 

Researchand Secretary, Department of Scientific & Industrial Research , Government of 

India . 
9 . Chief Secretary , Government of Odisha. 
10 . Dr. K . Jagadeesan , Founder Chairman & Chief Surgeon , K . J . Hospital Research & 

Postgraduate Centre . 
VI. Members under clause (f) of Section 4 : 

11 . Dr. K . Srinath Reddy, President, Public Health Foundation of India , New Delhi. 
12 . Prof. Showkat Ali Zargar, Sher - e -Kashmir Institute of Medical Sciences, Srinagar, 

Jammu and Kashmir. 
13 . Prof. Balram Bhargava, Department of Cardiology , All India Institute of Medical 

Sciences, New Delhi. 
14 . Dr. P . Satish Chandra , Director , National Institutes of Mental Health and 

Neurosciences (NIMHANS), Bangalore , Karnataka . 
VII . Members of Parliament [under clause (g ) of Section 4 ] 

15 . Dr. Kulamani Samal, Member of Parliament, Lok Sabha 
16 . Shri Prasanna Kumar Patasani, Member of Parliament, Lok Sabha 

17 . Smt. Sarojini Hembram , Member of Parliament, Rajya Sabha 
The terms of office of the members shall be governed by the provisions contained in Section 6 of 
The All India Institute ofMedical Sciences Act, 1956 . 


[ F . No. Z - 28016 /42 /2013 - SSH ] 
KAILASH CHAND SAMRIA , Jt. Secy . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3(ii)] 


अधिसूचना 

नई दिल्ली , 9 फरवरी, 2015 
___ का. आ . 532 (अ). - संस्था निकायों ( आईबी ) के गठन से संबंधित सभी पूर्व समसंख्यक अधिसूचनाओं का अधिक्रमण 
करते हुए तथा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन ) अधिनियम, 2012 ( 2012 का 37 ) द्वारा यथा संशोधित , 
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 ( 1956 का 25) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए, केंद्र सरकार एतद्दवारा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना की संस्था निकायों ( आईबी ) का पुनर्गठन करती है, 
जिसके निम्नलिखित सदस्य होंगे , अर्थात्: 
I. धारा 4 के खंड ( क) के तहत सदस्य: 

1. डॉ . समरेन्द्र प्रताप सिंह, कुलपति , ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय , दरभंगा, बिहार - पदेन 
II. धारा 4 के खंड ( ख) के तहत सदस्य : 

2. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार - पदेन 
III . धारा 4 के खंड (ग) के तहत सदस्य : 

3. निदेशक , अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना - पदेन 


IV. धारा 4 के खंड (घ ) के तहत सदस्य : 

4. अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार , स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय , भारत सरकार - वित्त मंत्रालय के 

प्रतिनिधि 
5 . प्रो . अनिल के भौमिक , पूर्व निदेशक , भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ( आईआईटी ), पटना, बिहार - मानव 

संसाधन विकास मंत्रालय के प्रतिनिधि 
V . धारा 4 के खंड ( ड) के तहत सदस्य : 

6. केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, भारत सरकार। 
7 . सचिव , स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार । 
8. डॉ शैलेश नायक , सचिव, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय , भारत सरकार । 
9. मुख्य सचिव, बिहार सरकार । 

10 श्री अनूप मुखर्जी, पूर्व मुख्य सचिव,बिहार सरकार । 
VI. धारा 4 के खंड (च) के तहत सदस्य: 

11. डॉ . ए क्यू सिद्दीकी, प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष ( सेवानिवृत्त ), पटना मेडिकल कॉलेज , द्वारा सिद्दीकी नर्सिंग 

होम , बाकरगंज , गोला रोड , पटना, बिहार । 
12. डॉ . एसके सरीन , निदेशक, जिगर और पित्त विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली । 
13 . प्रो . रणदीप गुलेरिया , अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान , नई दिल्ली । 
14. डॉ . इंदु कौल खोड़ा, प्रोफेसर, प्रसूति और स्त्री रोग विभाग, सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल , जम्मू , 

जम्मू - कश्मीर । 


[ TT II , qus 3 (ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


VII. [ART 4 D5 (56) ] THE HERT: 

15 . GŤ . TORT OPThala, # 46 HGP1, 14 THT 
16 .f 9 PAT, 146 HG24, 2714 ATST 

17. श्री रवि शंकर प्रसाद, सांसद, राज्यसभा 
इन सदस्यों के कार्यकाल अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 की धारा 6 में निहित उपबंधों के 
अनुसार निर्धारित होंगे। 

[9.1. 1.515 -28016 /42/2013 -gayuga 

कैलाश चंद समरिया , संयुक्त सचिव 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 9th February , 2015 . 
S . O . 532 (E ). — In supersession of all earlier notifications of even number relating to 
constitution of Institute Bodies (IBs) and in exercise of the powers conferred by Section 4 of the All 
India Institute of Medical Sciences Act, 1956 (25 of 1956 ) as amended by the All India Institute of 
Medical Sciences (Amendment) Act, 2012 (37 of 2012 ), the Central Government hereby re 
constitutes IBs of All India Institute of Medical Sciences , Patna consisting of the following 
members , namely : 

Member under clause (a ) of Section 4 : 
1 . Dr. Samarendra Pratap Singh , Vice Chancellor, Lalit Narayan Mithila University , 
Darbhanga , Bihar 

-ex -officio 
Member under clause (b ) of Section 4 : 
2 . Director General of Health Services, Ministry of Health and Family Welfare , 
Government of India 

- ex - officio 
III. Member under clause (c) of Section 4 : 
3 . Director, All India Institute of Medical Sciences , Patna 

-ex -officio 
IV . Members under clause (d ) of Section 4 : 

4 . Additional Secretary and Financial Adviser, Ministry of Health and Family 
Welfare , Government of India 

- Representative of Ministry of Finance 
5 . Prof. Anil K Bhowmick , former Director, Indian Institute of Technology ( IIT ), 
Patna, Bihar 

-Representative of Ministry of Human Resource Development 
Members under clause (e) of Section 4 : 
6 . Union Health and Family Welfare Minister, Government of India . 
7 . Secretary, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India. 
8 . Dr. Shailesh Nayak , Secretary, Ministry of Earth Sciences, Government of India . 
9 . Chief Secretary , Government of Bihar. 

10 . Shri Anup Mukerji, former Chief Secretary , Government of Bihar. 
VI. Members under clause (f) of Section 4 : 

11 . Dr. A . Q . Siddiqui, Professor and Head of Department (Retd .), Patna Medical College , 

C /o Siddiqui Nursing Home, Baqarganj, Gola Road , Patna , Bihar. 
12 . Dr. S . K . Sarin , Director, Institute of Liver and Biliary Sciences, New Delhi. 


ет . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC. 3 (ii)] 


13 . Prof. Randeep Guleria , All India Institute of Medical Sciences , New Delhi . 
14. Dr. Indu Kaul Khoda, Professor, Department of Obstetrics and Gynaecology , 

Government Medical College Hospital, Jammu , Jammu and Kashmir. 
VII. Members of Parliament [ under clause ( g ) of Section 4 ] 

15 . Dr. Sanjay Jaiswal, Member of Parliament, Lok Sabha 
16 . Shri Shatrughan Sinha, Member of Parliament, Lok Sabha 
17 . Shri Ravi Shankar Prasad ,MP, Rajya Sabha 

The terms of office of the members shall be governed by the provisions contained in 
Section 6 of The All India Institute ofMedical Sciences Act, 1956 . 

__ [ F. No. Z - 28016/ 42/ 2013- SSH] 
_ KAILASH CHAND SAMRIA, Jt. Secy. 
अधिसूचना 

नई दिल्ली , 9 फरवरी, 2015 
__ का . आ . 533 ( अ). - संस्था निकायों ( आईबी ) के गठन से संबंधित सभी पूर्व समसंख्यक अधिसूचनाओं का 
अधिक्रमण करते हुए तथा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ( संशोधन ) अधिनियम , 2012 ( 2012 का 37 ) 
द्वारा यथा संशोधित , अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम , 1956 (1956 का 25) की धारा 4 द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केंद्र सरकार एतद्दवारा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान , जोधपुर की 
संस्था निकायों ( आईबी ) का पुनर्गठन करती है, जिसके निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्: 
I. धारा 4 के खंड ( क) के तहत सदस्य : 

1 . डॉ . राजा बाबू पंवार , कुलपति , राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय , जयपुर - पदेन 
II . धारा 4 के खंड ( ख) के तहत सदस्य : 

2. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक , स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय , भारत सरकार - पदेन 
III. धारा 4 के खंड (ग) के तहत सदस्य : 

3. निदेशक , अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जोधपुर - पदेन 
IV . धारा 4 के खंड (घ) के तहत सदस्य : 

4 . अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार , स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार - वित्त 
___ मंत्रालय के प्रतिनिधि 
5. प्रो. प्रेम कुमार कालरा , निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ( आईआईटी), जोधपुर , राजस्थान - 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रतिनिधि 
V . धारा 4 के खंड ( ड) के तहत सदस्य: 

6. केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री , भारत सरकार 
7 . सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय , भारत सरकार। 
8. डॉ . एस अय्यप्पन , सचिव , कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग और महानिदेशक, भारतीय कृषि 

अनुसंधान परिषद, भारत सरकार। 


[ भाग II – खण्ड 3 ( ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


9. मुख्य सचिव , राजस्थान सरकार। 

10 श्री राकेश काकर, पूर्व सचिव , खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय , भारत सरकार । 
VI . धारा 4 के खंड (च) के तहत सदस्य: 

11. डॉ. पंकज चतुर्वेदी , टाटा मेमोरियल सेंटर , मुंबई , महाराष्ट्र । 
12. डॉ . जी एन राव, एल वी प्रसाद आई केयर सेंटर , हैदराबाद , आंध्र प्रदेश । 
13. प्रो. निखिल टंडन, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली । 
14. प्रो . एस के आचार्य, प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष , गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग , अखिल भारतीय 

आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली । 
VII.[धारा 4 के खंड ( छ) के तहत] संसद सदस्य 

15. डॉ . मनोज राजोरिया, संसद सदस्य , लोक सभा 
16. श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत , संसद सदस्य , लोक सभा 

17. श्री नरेंद्र बुढ़ानिया , संसद सदस्य , राज्य सभा 
इन सदस्यों के कार्यकाल अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 की धारा 6 में निहित 
उपबंधों के अनुसार निर्धारित होंगे । 

[ फा . सं . जेड -28016/42/2013- एसएसएच ] 

कैलाश चंद समरिया , संयुक्त सचिव 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 9th February, 2015. 
S .O . 533 ( E ). — In supersession of all earlier notifications of even number relating to 
constitution of Institute Bodies (IBS) andin exercise of the powers conferred by Section 4 of the All 
India Institute of Medical Sciences Act, 1956 ( 25 of 1956 ) as amended by the All India Institute of 

Medical Sciences ( Amendment ) Act, 2012 ( 37 of 2012 ), the Central Government hereby re 
constitutes IBs of All India Institute of Medical Sciences, Jodhpur consisting of the following 

members, namely : - 
I. Member under clause ( a) of Section 4 : 

1 . Dr. Raja Babu Panwar , Vice Chancellor, Rajasthan University of Health Sciences, 
Jaipur 

- ex - officio 
Member under clause (b ) of Section 4 : 
2 . Director General of Health Services, Ministry of Health and Family Welfare , 
Government of India 

-ex - officio 
Member under clause ( c ) of Section 4 : 
3. Director, All India Institute ofMedical Sciences Jodhpur 

- ex - officio 
IV. Members under clause (d ) of Section 4 : 

4 . Additional Secretary and Financial Adviser, Ministry of Health and Family Welfare , 
Government of India 

-Representative of Ministry of Finance 
5 . Prof. Prem Kumar Kalra, Director, Indian Institute of Technology ( IIT ), Jodhpur, 
Rajasthan 

- Representative of Ministry of Human Resource Development 


14 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3 ( ii )] 


Dird 


vern 


VI. 


Members under clause (e ) of Section 4 : 
6 . Union Health and Family Welfare Minister, Government of India 
7 . Secretary, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India. 
8 . Dr. S . Ayyappan , Secretary , Department of Agricultural Research and Education and 

Director General, Indian Council of Agricultural Research , Government of India . 
9 . Chief Secretary, Government of Rajasthan . 
10 . Shri Rakesh Kacker, former Secretary, Ministry of Food Processing, Government of 

India . 
Members under clause (f) of Section 4 : 
11. Dr. Pankaj Chaturvedi, Tata Memorial Centre , Mumbai, Maharashtra . 
12 . Dr. G .N . Rao , L . V . Prasad Eye Care Centre , Hyderabad , Andhra Pradesh . 
13 . Prof. Nikhil Tandon , All India Institute ofMedical Sciences, New Delhi. 
14 . Prof. S .K . Acharya, Prof. and Head of Department, Department of Gastroenterology , 

All India Institute of Medical Sciences , New Delhi. 
Members of Parliament [ under clause ( g ) of Section 4 ] 
15 . Dr. Manoj Rajoriya , Member of Parliament, Lok Sabha 
16 . Shri Gajendra Singh Shekhawat, Member of Parliament, Lok Sabha 
17 . Shri NarendraBudania , Member of Parliament, Rajya Sabha 


VII. 


The terms of office of the members shall be governed by the provisions contained in 
Section 6 of The All India Institute of Medical Sciences Act, 1956 . 


[F. No . Z -28016 /42/2013 -SSH ] 
KAILASH CHAND SAMRIA , Jt. Secy . 


Printed by the Manager , Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 . 


